रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004 / 99 


REGD NO . D. L - 33004/99 


" 


३ 


" 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


. 


- 


= 


न 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 -Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 118 ] 

नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 26 , 2001 / फाल्गुन 7 , 1922 
No. 118 ] 

NEW DELHI, MONDAY , FEBRUARY 26 , 2001/PHALGUNA 7 , 1922 
- --- - - - - - 

श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 फरवरी , 2001 
का . आ . 162( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् तेल और प्राकृतिक गैस निगम 
लिमिटेंड के स्थापन में उनके उरान , महाराष्ट्र स्थित संयंत्र में पाइपों की मरम्मत और पाइन लाइनों को बदलने का कार्य करने के लिए मददगार के 
कार्य में लगे ठेका श्रमिक के नियोजन को, इस अधिसूचना के प्रकाशम की तारीख से प्रतिषिद्ध करती है । 

[ फा . सं. यू - 23013/8/2000 -- एल डब्ल्यू ] 

एस. के . दास, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th February, 2001 
S . O . 162( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 10 of the Contract Labour 
( Regulation and Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advi 
sory Contract Labour Board, hereby prohibits with effect from the date of publication of this notification the employment 
of contract labour in the job of helper engaged for executing the work of repairing pipes and replacing pipelines in the 
establishment of Oil and Natural Gas Corporation Limited at their plant, Uran , Maharashtra , 

[ F No. U - 23013/ 8 / 2000 -LW] 

S . K . DAS, JL. Sety. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 फरवरी , 2001 
का . आ . 163( अ ).- - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका अम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का , आ. 779( अ ), तारीख १ दिसम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना में , परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" परंतु यह और कि इस अधिसूचना के उपबंध, पशु पालन विभाग की राष्ट्रीय पशु महामारी उन्मूलन परियोजना के स्थापन, गेट नं. 32 , 
प्रथम तल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली को 31 मार्च, 2002 तक भवन की सुरक्षा के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू 
नहीं होंगे, कि ठेका श्रमिक को संदत्त की जाने वाली मजदूरी, स्थापन के समरूप नियमित कर्मचारी को संदत्त न्यूनतम परिलब्धि से कम 

नहीं होगी, जिसमें मूल वेतन और मंहगाई भत्ता सम्मिलित है : 
577 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )] 


- - 


- - 


- - - 


- - -- - --- - - 


- - - 


- 


- 


परंतु यह और भी कि अधिसूचना डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग 
मेडिकल कालेज और सहयोजित अस्पताल, नई दिल्ली को एक वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होगी कि 
ठेका श्रमिक को संदत की जाने वाली मजदूरी अस्पताल के किसी नियमित कर्मचारी के निम्नतम प्रवर्ग को संदत्त न्यूनतम परिलब्धि से 
कम नहीं होगी, जिसमें मूल वेतन और मंहगाई भत्ता सम्मिलित है । " 

[ फा . सं . एस- 16012/ 04/ 2000 -- एल डब्ल्यू ] 

एस. के, दास, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल अधिसूचना का. आ . 779 ( अ ) तारीख 9 दिसंबर , 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित 

द्वारा किए गए : 
( क ) मूल अधिसूचना, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र , खांडवा रोड, इंदौर को लागू नहीं की गई थी जो भषनों की निगरानी 

के कार्य के संबंध में 10 मार्च, 1999 से दो वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी । 
( ख ) मूल अधिसूचना, आई एन एस उत्क्रोश, आई एन एस, डेगा और आई एन एस मंडोषी को लागू नहीं की गई थी जो भवनों 

की निगरानी के कार्य के संबंध में 13 अगस्त, 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी । 
( ग ) मूल अधिसूचना, निम्नलिखित अवस्थित रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ( प्रशिक्षण ) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के 

कार्यालयों को लागू नहीं की गई थी जो का . आ . 1236 ( अ ) तारीख 13 दिसम्बर, 1999 से एक वर्ष की अवधि के लिए 
जारी की गई थी 
( i ) सी -II ब्लाक और बी ब्लाक , साउथ ब्लाक के पीछे, नई दिल्ली : 
( ii ) एल - ब्लाक , एम ब्लाक और प्लाट नं . 108, नार्थ ब्लाक के पीछे, नई दिल्ली ; 
( iii ) जी ब्लाक , एच ब्लाक और जे ब्लाक , साउथ ब्लाक के पीछे, नई दिल्ली ; और 
( iv ) वैस्ट ब्लाक III, V , VI और VII , आर. के . पुरम , नई दिल्ली । 

NOTIFICATION 

New Delhi, thc 26th February, 2001 
S. O . 163 (E ).-— In cxercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), the CentralGovernment, after consultation with the Central Advisory 
Contract Labour Board , hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour number S. 0 . 779( E ), dated the 9th December, 1976, namenly : - - 

In the said notification after the proviso, the following provisos shall be inserted namely :--- 
“ Provided further that the provisions of this notification shall not apply to the establishment of the National 
Project on Rinderpest Eradication , Department of Animal Husbandry, Gate No. 32 , First Floor, Jawaharlal 
Nehru Stadium ,New Delhi, for guarding the building up to 31st March , 200 subject to the condition thatwages 
to be paid to contract labour shall not be less than the minimum emoluments consisting of basic plus dearness 
allowance paid to the similar regular cmployee of the establishment : 
Provided that the notification shall not apply to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Safdarjung 
Hospital, New Delhi, and Lady Harding Medical College and Associated Hospital, New Delhi, for a period of 
one year subject to the condition that wages to be paid to contract labour shall not be less than the minimim 
emoluments consisting of basic plus dearness allowance paid to the lowest category of a regular employee of 
the hospital. 

[ F No. S -16012 /04/ 2000 -LW] 

S. K . DAS , Jt . Secy. 
Footnote :— The principal notification was issued vide number S.O . 779(E ) dated 9th December, 1976 and subsequently 

amended vide number : 
(a) The principal notification was not made applicable to National Rescarch Centre for Soyabean , Khandwa Road , 
___ Indore vides. O . 163 ( E) dated the 10th March, 1999 for a period of two years from the 10th March , 1999 in job 

of watching of buildings. 
(b ) The principal notification was not made applicable to INS Utkrosh , INS Dega and INS Mandovi vide $ .O . 

661( E) dated 13th August, 1999 for a period of one year from 13th August , 1999 in the job of watching of 

buildings. 
( c) The principal notification was not made applicable vide S . O. 1236 ( E ) dated 13th December, 1999 for a period of 

one year from 13th December, 1999. to the offices of the Joint Secretary ( Training) and Chief Administrative 
Officer of the Ministry of Defence located in a 

(i) C - II Block and B Block , bchind South Block , New Delhi; 
(ii) L - Block , M Block and Plot No. 108 , behind North Block , New Delhi; 
( iii) G - Block , H Block and JBlock, behind South Block, New Delhi, and 
(iv ) West Block III, V , VI and VIII , R .K . Puram , New Delhi. 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri ,New Dolhi-110064 

____ and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


